निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 ज्येष्ट 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 450 ) पटना , वृहस्पतिवार , 9 जून 2016 


विधि विभाग 


अधिसूचना 

9 जून 2016 
एस० ओ० 154 दिनांक 9 जून 2016 - नोटरी नियमावली , 1956 ( समय - समय पर यथासंशोधित ) के 
नियम - 7ए के उप - नियम (2 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना 
सं0 - एस0ओ0 - 65 दिनांक 04. 03. 2016 को अधिक्रान्त करते हुए राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में नोटरियों की 
नियुक्ति के निमित्त एक साक्षात्कार बोर्ड का गठन करती है , जिसके निम्नलिखित पदेन सदस्य होगें : 
(i ) सचिव - सह - विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार , पटना । 

अध्यक्ष 
(ii ) विशेष सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग , बिहार , पटना 

सदस्य 
(iii ) संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना - सदस्य । 

2. विशेष परिस्थिति में , उपरोक्त क्रमांक - ii एवं क्रमांक - iii की अनुपस्थिति में , कार्यकारी व्यवस्था के 
तहत , विभाग में पदस्थापित एवं उपस्थित वरीयतम अवर सचिव - सह - उप विधि परामर्शी, विधि विभाग , बिहार , 
पटना साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। 
3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

[ सं०ए0 / नोट - 45 /91 (पार्ट -1 )-3723 / जे0 ] 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार , 
सचिव - सह - विधि परामर्शी। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 450 -571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http:// egazette.bih .nic .in 


